निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 पौष 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1369) पटना , बुधवार, 23 दिसम्बर 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


अधिसूचना 


21 अगस्त 2015 


सं0 1स्था० -84/15 -1892/वि०स०। — सभा सचिवालय के अधिसूचना सं० - 1621 , दिनांक 22 . 07. 2015 एवं 


अधिसूचना सं० -1697 , दिनांक 29.07. 2015 के आलोक में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत सहायक श्री छोटे पासवान 


का दिनांक 23 .07.2015 से संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाता है एवं तद्नुसार वर्द्धित वेतन पाने की 


अनुमति दी जाती है । 


( 2 ) भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर श्री छोटे पासवान , प्रशाखा पदाधिकारी का 


निर्धारित वेतन रद्द । संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एवं कम भुगतान की गई 


राशि की प्रतिपूर्ति कर ली / दी जाएगी । 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , 

अवर सचिव , 
बिहार विधान - सभा , पटना । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 23 दिसम्बर 2015 

बिहार विधान सभा सचिवालय 


नाम / पदनाम 


सहायक के पद पर 
वेतनमान / वेतन 


प्रोन्नत प्रशाखा 
पदाधिकारी के 
पद का वेतनमान 


प्रशाखा पदाधिकारी 
के पद पर प्रोन्नति 

की तिथि 


प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर 
प्रोन्नति उपरांत कार्य - भार ग्रहण 
दिनांक - 23.07.2015 को 

निर्धारित वेतन 


1. | श्री छोटे पासवान 


PB- 2, 


PB- 2 , 


22.07. 2015 


19 ,390 / - रू० 


19 ,190 / 


प्रशाखा पदाधिकारी 


Rs. 9300 - 
34, 800/ 


Rs. 9300 - 
34,800/ 


- 4 , 600 / 
14 ,590/ 

+ 4 , 800 / 
19,390 / - रू० 


| + 4800 / 


+ 4600 / - + 
18,630/ 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1369-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


